रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L .-33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग || - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II -- Section 3. -- Sub-section (i ) 

__ प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मई 5 , 2010 / वैशाख 15 , 1932 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 5, 2010 / VAISAKHA 15 , 1932 


सं . 235 
No. 235 ] 


वित्त मंत्रालय 


( आर्थिक कार्य विभाग ) 


अधिसूचना 


अनुज्ञा दी जाए । तद्नुसार , भारत सरकार द्वारा 16-- 12 - 2009 को एक 
प्रेस नोट जारी किया गया था । अतः, यह नियम भूतलक्षी प्रभाव से 
अर्थात् 16- 12 - 2009 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा । 

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी 

प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग ।।, 

खंड 3( i) में सं. सा. का. नि . 381 ( अ ) , तारीख 3 मई , 
2000 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्वर्ती 
संशोधन निम्नलिखित द्वारा किए गए : 


नई दिल्ली , 5 मई , 2010 
सा . का. नि . 382( अ). - केन्द्रीय सरकार , विदेशी मुद्रा प्रबंधन 
अधिनियम, 1999 ( 1999 का 42 ) की उप - धारा ( 1 ) तथा धारा 46 
की उप - धारा ( 2 ) के खंड ( क ) और धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और रिजर्व बैंक के परामर्श से, लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक मानकर एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन ( चालू खाता व्यवहार ) 
नियम , 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 

1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंधन ( चालू 
खाता संव्यवहार ) ( संशोधन ) नियम , 2010 है । 

( 2 ) ये 16 दिसम्बर , 2009 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे । 

2. विदेशी विनिमय प्रबंधन ( चालू खाता संव्यवहार ) , नियम , 
2000 में अनुसूची - 2 में , मद संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टि का 
लोपकिया जाएगा । 


( क ) सा. का .नि. 663 ( अ ) तारीख 9 अगस्त , 2000 
( ख ) का. आ. 301 ( अ ) तारीख 30 मार्च, 2001 
( ग ) सा . का . नि , 442 तारीख 22 अक्तूबर , 2002 
( घ ) सा. का . नि . 831 ( अ ) तारीख 17 दिसम्बर , 2002 
( ङ ) सा. का. नि. 33 ( अ ) तारीख 15 जनवरी , 2003 
( च ) सा. का . नि . 397 ( अ ) तारीख । मई, 2003 
( छ ) सा. का. नि . 731 ( अ ) तारीख 5 सितम्बर , 2003 
( ज ) सा . का. नि. 849 ( अ ) तारीख 27 अक्तूबर , 2003 
( झ ) सा. का. नि. 608 ( अ ) तारीख 13 सितम्बर , 2004 
( ब ) सा . का. नि. 512 ( अ ) तारीख 27 जुलाई, 2005 
( ट ) सा . का. नि . 412 ( अ ) तारीख 10 जुलाई , 2006 और 
( ठ ) सा. का . नि . 349 ( अ ) तारीख 22 मई, 2009 


[ फा . सं . 1/ 1 /ईसी/ 2004 ] 

डॉ . के . पी . कृष्णन , संयुक्त सचिव 
स्पष्टीकरण ज्ञापन : भारत सरकार ने विदेशी प्रौद्योगिकी करार के 
उदारीकरण के संबंध में , वर्तमान नीति की समीक्षा की और यह 
विनिश्चय किया कि तत्काल प्रभाव से रॉयल्टी के लिए भुगतान , 
प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए एकमुश्त शुल्क और स्वतः मार्ग पर 
व्यापार चिह्न ब्रांड नाम के उपयोग करने के लिए संदाय करने की 


1709 G1/ 2010 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3( )] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 


mit, with immediate effect , payments for royalty , lump sum 
fee for transfer of technology and payments for use of 
trademark /brand naine on the automatic route . Accord 
ingly , Government of India issued a Press Note on 
16 . 12 .2009. Hence , the rule shall be deemed to have come 
into force with retrospective effect, i.e ., from 16 . 12 . 2009 . 


1. It is certified that no person will be adversely 
affected by giving retrospective effect to these rules. 
Note :- The principal rules were published in theGazette 

of India, Extraordinary Part II , Section 3 ( i) , vide 
number G . S .R . 381( E ) dated 3rd ,May 2000 and 
subsequently amended vide : 


(a ) G . S .R .663 ( E ) dated 9th August , 2000 , 


New Delhi, the 5th May , 2010 
G .S . R . 382 (E ) ---In exercise ofthe powers conferred 
by Section 5 and sub - section ( 1) and clause (a ) of sub 
section ( 2 ) of Section 46 of the Foreign Exchange 
Management Act, 1999 (42 of 1999 ) and in consultation 
with the Reserve Bank , the Central Government, having 
considered it necessary in the public interest, hereby makes 
the following further amendment in the Foreign Exchange 
Management (Current Account Transactions) Rules , 2000 , 
namely :-- 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Foreign Ex 
change Management (Current Account Transactions ) 
( Amendment) Rules, 2010 . 

(2 ) They shall be deemed to have come into force 
with effect from the 16th day of December, 2009 . 

2. In the Foreign ExchangeManagement (Current 
Account Transactions) Rules , 2000 , in Schedule ll , item 
number 8 and the entry relating thereto shall be omitted . 

[F. No. 1/ 1/EC /2004 ] 
Dr. K . P . KRISHNAN , Jt. Secy. 


(b ) S. O . 301 (E ) dated 30th March , 2001, 
(C ) G .S . R . 442 dated 22nd October , 2002 , 
(d ) G .S .R . 831 (E ) dated 17th December , 2002, 
(C ) G .S .R . 33 (E ) dated 15th January , 2003, 
(1) G . S .R . 397 ( E ) dated IstMay, 2003, 


(g ) G . S .R . 731 ( E ) dated 5th September, 2003 


(h ) G .S .R . 849 (E ) dated 27th October , 2003 
(i) G . S . R .608 (E ) dated 13th September, 2004 , 
() G . S.R . 512 ( E ) dated 27th July , 2005 , 
(k ) G . S . R . 412 (E ) dated 10th July, 2006 and 
(1) G . S.R . 349 (E ) dated 22nd May , 2009 


Explanatory Memorandum :- - TheGovernmentof India 
reviewed the extant policy with regard to liberalization of 
foreign technology agreement and it was decided to per 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


